रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


सत्यमेव जयते 

भारत 
का राजपत्र 
The Gazette of India 


सं . 24 ] 
No. 24 ] 


REGISTERED No. – DL– ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


सी . जी . डी . एल . सा . - 11062022-236482 


- 


CG - DL - W - 11062022-236482 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 11 – जून 17 , 2022 ( ज्येष्ठ 21 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 11 — JUNE 17 , 2022 ( JYAISTHA 21 , 1944 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


1-102 GI / 2022 


भाग I— खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 

[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली -110001 , दिनांक 1 अप्रैल 2022 

सं . आरएस / 20 / 2022 / 38- कार्मिक - अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री चरणजीत सिंह , अवर सचिव , 31 मार्च 2022 के 
अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये हैं । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 27 अप्रैल 2022 

सं . ए -19015 / 01 / 2022- प्रशा . - I– राष्ट्रपति , श्री अंशुमान कैमिला ( आईईएस : 2020 ) को दिनांक 22.04.2022 के अपराह्न से प्रत्यक्ष 
लाभ अंतरण मिशन , मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं । 

सौमित्र सहार , अवर सचिव 


दिनांक 29 अप्रैल 2022 

सं . ए -19015 / 02 / 2022- प्रशा . - I– राष्ट्रपति , श्री विजय कुमार मिश्रा ( आईईएस : 2019 ) को दिनांक 29.04.2022 के पूर्वाह्न से 
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन , मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं । 

सौमित्र सहार , अवर सचिव 


( 423 ) 


भारत का राजपत्र , जून 11 , 2022 ( ज्येष्ठ 21 , 1944 ) 

दिनांक 10 मई 2022 

सं . ए -19011 / 03 / 2022- प्रशा . - I – राष्ट्रपति , सुश्री नील कमल दरबारी , भा.प्र.से. ( आरजे : 87 ) को भारत सरकार के सचिव की रैंक 
और वेतन में दिनांक 09.05.2022 ( पूर्वाह्न ) से राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हैं । 

सौमित्र सहार , अवर सचिव 


424 


दिनांक 12 मई 2022 

सं . ए -19011 / 04 / 2022- प्रशा . - 1 – राष्ट्रपति , श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी , भा.प्र.से. ( यूटी : 87 ) को दिनांक 12.05.2022 के पूर्वाह्न से 
मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव ( समन्वय ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

सौमित्र सहार , अवर सचिव 


[ भाग I— खण्ड 2 


सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जून 2022 

सं . ए -20002 / 16 / 2022 - प्रशा . I. - भारत के राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.05.2022 की आदेश संख्या 
36 / 02 / 2022 - ईओ ( एसएम -1 ) के अनुसरण में , श्री आलोक शेखर , भा . प्र . से . ( पीबी : 1994 ) को दिनांक 25 मई , 2022 ( पूर्वाह्न ) से सांख्यिकी 
और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सहर्ष अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं । 

तनवीर कमर मोहम्मद , संयुक्त सचिव 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 1 जून 2022 

सं . ए -12023 ( 1 ) / 01 / 2013 - प्रशा . III ( वि.का ) - मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में डब्ल्यू.पी . ( सी ) संख्या 
804/2020 में एमए संख्या 111/2021 में आईए संख्या 27760/2021 ( मधुमिता रॉय बनाम भारत संघ ) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय 
के दिनांक 09.03.2021 के आदेश के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा , सुश्री मधुमिता रॉय , न्यायिक सदस्य , आयकर अपीलीय अधिकरण के 
कार्यकाल को 20.03.2021 से 19.03.2023 तक की अवधि के लिए , अर्थात पद पर उनके 05 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने या अगले आदेश 
तक , जो भी पहले हो , बढ़ाती है । 

सुनील सचदेवा , उप सचिव 


कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 
( प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ) 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 3 जून 2022 


सं . ए -38012 / 02 / 2022 - प्रशासन - डीएआरपीजी ( 7637 ) – श्री प्रमोद भारद्वाज , अवर सचिव , केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( सीएसएल 
8762 ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सीसीएस ( पेंशन ) नियम , 2021 के नियम 43 तहत स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु दिए 
गए नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप वे 31 मई 2022 अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो 
गए हैं । 


खमचिन नाउलक , अवर सचिव 


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 3 जून 2022 

सं . 24012 / 19 / 2002 - अ.भा.से . - II - राष्ट्रपति , श्री अमिताभ मुखर्जी , भा.प्र.से. ( प.बं .: 83 ) का भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र 
स्वीकार करते हैं , जो 28.08.2002 से प्रभावी होगा । 

कुलदीप चौधरी , अवर सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जून 11 , 2022 ( ज्येष्ठ 21 , 1944 ) 

नई दिल्ली , दिनांक 3 जून 2022 

सं . 14012 / 01 / 2020 - अ.भा.से.- III - राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) नियमावली , 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करते हुए , भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गयी तारीख 
( तारीखों ) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं : 

क्र . सं . 


1 . 

2 . 


अधिकारी का नाम ( श्री / श्रीमती ) 

लोखंडे स्नेहल सुधाकर 

अक्षय श्रीधर 


संवर्ग 

कर्नाटक 

कर्नाटक 


स्थायीकरण की तारीख 

28.08.2019 

28.08.2019 


425 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 जून 2022 

सं . 08 / पीबी - 1/2022 – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , श्री बसंत कुमार साहू ( जन्म तिथि 22.05.1962 ) भारतीय विदेश सेवा 
( ख ) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड- II व ।।। के अधिकारी दिनांक 31 मई , 2022 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गये हैं । 

कुलदीप कुमार बाफना , प्रशासनिक अधिकारी ( पीबी- | अनुभाग ) 


देवेंद्र कुमार , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 1 जून 2022 

सं . क्यू / पीए -1 / 16 / 2022 – श्री विजय सिंह चौहान , बुर्किना फासो में भारत के राजदूत दिनांक 31 मई , 2022 के अपराह्न से भारतीय 
विदेश सेवा के ग्रेड- III से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव 


सं . क्यू / पीए -1 / 17 / 2022 – श्री धीरेन्द्र सिंह , निदेशक ( पीएसपी -1 ) दिनांक 31 मई , 2022 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 
IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव 


नाम 

श्री एन . लिंगि चेट्टी 

श्री एस . विवेकानंथन 


सं . क्यू / पीए -1 / 18 / 2022 – श्री श्रीकुमार भानुप्रकाश , काउंसलर , भारतीय राजदूतावास , पैरामारिबो दिनांक 31 मई , 2022 के 
अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड- IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव 


दिनांक 3 जून 2022 

सं .16 / पीए- II / 2022 – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री जगदीप कपूर 31 मई , 2022 अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत हो गए हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव 


सं . 17 / पीए- II / 2022 – भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख के 
अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं : 

क्र.सं. 

1 . 

2 . 


तिथि 

31 मई , 2022 

31 मई , 2022 


सौम्य गुप्ता , उप सचिव 


426 


नई दिल्ली , दिनांक 3 जून 2022 

सं . ए -11019 / 2 / 2022 - ईजी – राष्ट्रपति , भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री एस . राज को 15,600-39,100 / - रुपए के 
वेतनमान और ग्रेड वेतन 6,600 / - रुपए ( 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल -11 में संशोधित ) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 
14.02.2022 ( पूर्वाह्न ) से अगले आदेशों तक महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय ( केंद्रीय ) , कोलकाता में कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

हरि किशोर , अवर सचिव 


वित्तीय सेवाएं विभाग 

नई दिल्ली -110001 , दिनांक 29 मार्च 2022 

सं . ए -20012 / 214 / 87 - स्थापना – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी 
श्री विनय कुमार 30 जून , 2022 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 

संजय कुमार झा , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जून 11 , 2022 ( ज्येष्ठ 21 , 1944 ) 

वित्त मंत्रालय 
( व्यय विभाग ) 


दिनांक 28 अप्रैल 2022 

सं . ए -19011 / 346 / 2013 - स्थापना – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक 
श्री अशोक कुमार डोगरा 31 मई , 2022 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे । 

संजय कुमार झा , अवर सचिव 


1 . 


नई दिल्ली , दिनांक 2 जून 2022 

सं ० ए ० 12015/02/2015 ई . 1- राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ( खाद्य और सार्वजनिक 
वितरण विभाग ) के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से चयन सूची 
वर्ष 2018 में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है : 

क्र ० सं ० 


2 . 


नाम 


3 . 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 


[ भाग I— खण्ड 2 


श्रीमती रंजीता मोहपात्रा 

श्रीमती ललिता सिंह 

श्री गोपाल प्रसाद 

2. उपरोक्त अधिकारियों के सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय के कार्यालय 
ज्ञापन में संख्या 6 / 4 / 2022 - सीएस - आई ( एस ) दिनांक 27.05.2022 और निम्नलिखित अदालती मामलों के परिणाम और किसी भी अन्य संबंधित 
मामलों में किसी भी सक्षम अदालतों द्वारा पारित किसी अन्य आदेश के अधीन : - 

i . 

ii . 


नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में इस विभाग में 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 


31.05.2022 


31.05.2022 


31.05.2022 


भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 629/2022 और संबंधित मामले ( जरनैल सिंह बैच के मामले ) । 
अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता , पदोन्नति आदि से संबंधित मामला , यदि कोई हो , किसी सक्षम 
न्यायालय में आज तक दायर किया गया हो । 


राम चंद्र , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , जून 11 , 2022 ( ज्येष्ठ 21 , 1944 ) 

पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
नई दिल्ली- 110003 , दिनांक 2 जून 2022 

सं . क्यू- 15014 / 1 / 2020 - सीपीए - भाग ( 5 ) – राष्ट्रपति , श्री राम कुमार अग्रवाल , आई . टी . एस . ( 1994 ) को केंद्रीय कर्मचारी व्यवस्था 
योजना के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) में निदेशक के पद पर 6 मई , 2022 के पूर्वाह्न या अगले आदेशों तक , पांच वर्ष की 
अवधि के लिए नियुक्त करते हैं । 


भाग I– खण्ड 2 ] 


427 


वेद प्रकाश मिश्रा , निदेशक 


428 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 11 , 2022 ( JYAISTHA 21 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 
New Delhi - 110001 , the 1st April 2022 

No. RS / 20 / 2022 / 38 - Perl . On attaining the age of superannuation , Shri Charanjit Singh , Under Secretary , retired 
from service with effect from the afternoon of 31st March , 2022 . 


K. SUDHAKARAN , Director 


CABINET SECRETARIAT 

New Delhi , the 27th April 2022 

No. A - 19015 / 01 / 2022 - Ad - I — The President is pleased to appoint Shri Anshuman Kamila ( IES : 2020 ) as Assistant 
Director in DBT Mission , Cabinet Secretariat with effect from the Afternoon of 22.04.2022 . 


SAUMITRA SAHAR , Under Secretary 


The 29th April 2022 

No. A - 19015 / 02 / 2022 - Ad - I — The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Mishra ( IES : 2019 ) as Assistant 
Director in DBT Mission , Cabinet Secretariat with effect from the Forenoon of 29.04.2022 . 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi , the 1st June 2022 


SAUMITRA SAHAR , Under Secretary 


The 10th May 2022 

No. A - 19011 / 03 / 2022 - Ad - I - The President is pleased to appoint Ms. Neel Kamal Darbari , IAS ( RJ : 87 ) as 
Chairperson , National Authority Chemical Weapons Convention w.e.f. 09.05.2022 ( FN ) in the rank and pay of Secretary to 
the Government of India . 


SAUMITRA SAHAR , Under Secretary 


The 12th May 2022 

No. A - 19011 / 04 / 2022 - Ad - I — The President is pleased to appoint Shri Pradip Kumar Tripathi , IAS ( UT : 87 ) as 
Secretary ( Coordination ) , Cabinet Secretariat , with effect from the forenoon of 12.05.2022 . 


SAUMITRA SAHAR , Under Secretary 


MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 
New Delhi , the 2nd June 2022 

No.A - 20002 / 7 / 2021 - Ad.I - In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 36 / 02 / 2022 
EO ( SM - I ) dated 13.05.2022 , the President is pleased to appoint Shri Alok Shekhar , IAS ( PB : 1994 ) , as Additional Secretary 
in the Ministry of Statistics and Programme Implementation with effect from the forenoon of 25th May , 2022 . 

TANWEER QAMAR MOHAMMAD , Joint Secretary 


No. A - 12023 ( 1 ) /01/2013—Admn.III ( LA ) In pursuance of Hon'ble Supreme Court of India order dated 09.03.2021 

in IA No. 27760/2021 ( Madhumita Roy Vs. Uol ) in MA No. 111/2021 in W.P. ( C ) No. 804/2020 in the matter of Madras Bar 
Association Vs. Union of India , the Central Government hereby extends the term of Ms. Madhumita Roy , Judicial Member , 
Income Tax Appellate Tribunal , for a period from 20.03.2021 to 19.03.2023 , i.e. till completion of her tenure of 05 years on 
the post , or until further orders , whichever is earlier . 


SUNEEL SACHDEVA , Deputy Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 11 , 2022 ( JYAISTHA 21 , 1944 ) 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 
( DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES ) 
New Delhi - 110001 , the 3rd June 2022 


No.A - 38012 / 2 / 2022 - Admin - DARPG ( 7637 ) —Consequent upon acceptance of his notice for Voluntary Retirement 
under Rule 43 of the CCS ( Pension ) Rules , 2021 by the Competent Authority , Shri Pramod Bhardwaj , Under Secretary of 
Central Secretariat Services ( CSL - 8762 ) in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances stands retired 
from Government service with effect from the afternoon of 31st May 2022 . 


S. No. 

1 

2 


429 


DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING 

New Delhi , the 3rd June 2022 

No. 24012 / 19 / 2002 - AIS - II — The President is pleased to accept the resignation of Shri Amitabha Mukherjee , IAS 
( WB : 83 ) from the Indian Administrative Service with effect from 28.02.2002 . 


KHAMCHIN NAULAK , Under Secretary 


Name of Officer ( Shri / Smt ) 
Lokhande Snehal Sudhakar 

Akshy Sridhar 


New Delhi , the 3rd June 2022 

No.14012 / 01 / 2020 - AIS - III — In exercise of the powers conferred by rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service of 
2017 batch in the Indian Administrative Service with effect from date ( s ) shown against their names : 


KULDEEP CHAUDHARY , Under Secretary 


Cadre 

Karnataka 

Karnataka 


Date of Confirmation 


28.08.2019 
28.08.2019 

DEVENDRA KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 2nd June 2022 

No. 08 / PB - I / 2022 — On attaining the age of superannuation , Mr. Basant Kumar Sahu ( DOB : 22.05.1962 ) , an officer 
of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service ( B ) , retired from Government service in the 
afternoon of 31st May , 2022 . 


KULDEEP KUMAR BAFNA , Administrative Officer ( PB - I ) 


New Delhi , the 1st June 2022 

No. Q / PA - 1 / 16 / 2022 — Shri Vijay Singh Chauhan , Ambassador of India to the Burkina Faso has retired from 
Grade - III of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31st May 2022 . 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary ( FSP & Cadre ) 


No. Q / PA - 1 / 17 / 2022 — Shri Dhirendra Singh , Director ( PSP - I ) has retired from Grade - IV of the Indian Foreign 
Service in the afternoon of 31st May 2022 . 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary ( FSP & Cadre ) 


No. Q / PA - 1 / 18 / 2022 — Shri Sreekumar Bhanuprakash , Counsellor in Embassy of India , Paramaribo , has retired from 
Grade - IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31st May 2022 . 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary ( FSP & Cadre ) 


430 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 11 , 2022 ( JYAISTHA 21 , 1944 ) 


The 3rd June 2022 

No. 16 / PA - II / 2022 — On attaining the age of superannuation , Shri Jagdeep Kapoor retired from the Junior 
Administrative Grade of the Indian Foreign Service in the afternoon of 31 May , 2022 . 


S.No. 

1 . 

2 . 


No. 17 / PA - II / 2022 — On attaining the age of superannuation , the following officers retired from Senior Scale of the 
Indian Foreign Service in the afternoon of the dates mentioned against their names : 


Name 

Shri N. Lingi Chetty 

Shri S. Vivekananthan 


[ PART I - SEC . 2 


1 . 

2 . 

3 . 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF EXPENDITURE ) 

New Delhi , the 3rd June 2022 

No. A - 11019 / 2 / 2022 - EG . - The President is pleased to appoint Shri S. Raj of the Indian Audit and Accounts 
Department , as Welfare Officer , on deputation basis , in the Office of the Director General of Audit , Central , Kolkata , in the 
pay scale of Rs.15,600–39,100 / - , Grade Pay Rs . 6,600 / - ( revised to Level - 11 as per 7th CPC ) with effect from 14.02.2022 
( F.N. ) until further orders . 


Date 

31 May , 2022 

31 May , 2022 

SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary 


DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES 

New Delhi - 110001 , the 29th March 2022 

No. A - 20012 / 214 / 87 - Estt . 

On attaining the age of superannuation Shri Binay Kumar , Section Officer in the 
Ministry of Finance , Department of Financial Services will retire from government service with effect from , the afternoon of 
30th June , 2022 . 


Name 
( Shri / Smt . / Km . ) 


Ranjita Mohapatra 

Lalita Singh 

Gopal Prasad 


HARI KISHORE , Under Secretary 


The 28th April 2022 

No. A - 19011 / 346 / 2013 - Estt . — On attaining the age of superannuation Shri Ashok Kumar Dogra , Director in the 
Ministry of Finance , Department of Financial Services will retire from government service with effect from , the afternoon of 
31st May , 2022 . 


SANJAY KUMAR JHA , Under Secretary 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION ) 

New Delhi , the 2nd June 2022 

No. A - 12015 / 02 / 2015 - E.I — The President is pleased to appoint the following regular Assistant Section Officers of 
Central Secretariat Service ( CSS ) of the Cadre of Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution ( Department of 
Food & Public Distribution ) as Section Officers on regular basis against the Select List Year 2018 with effect from the date 
mentioned against their names : 

S. No. 


SANJAY KUMAR JHA , Under Secretary 


Date of assumption of charge of the promoted post on 

regular basis 


31.05.2022 

31.05.2022 

31.05.2022 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 11 , 2022 ( JYAISTHA 21 , 1944 ) 


( ii ) 


2. The appointment to the Section Officers Grade of CSS of the above officials is subject to the terms and conditions 
mentioned in DoPT's O.M. No. 6 / 4 / 2022 - CS - I ( S ) dated 27.05.2022 and outcome of the following Court cases and also 
subject to any other order passed by any competent courts in any other connected matters : 

( i ) 


431 


Civil Appeal No.629 / 2022 in Hon'ble Supreme Court of India and connected matters ( Jarnail Singh batch of 
cases ) . 


Matter relating to seniority , promotion etc in SO / ASO grade , if any , filed in any competent court till date . 

RAM CHANDRA , Under Secretary 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST AND CLIMATE CHANGE 
New Delhi - 110003 , the 2nd June 2022 

No. Q - 15014 / 1 / 2020 - CPA - Part ( 5 ) —The President is pleased to appoint Shri Ram Kumar Agrawal , ITS ( 1994 ) , to 
the post of Director in the Commission for Air Quality Management ( CAQM ) under the Central Staffing Scheme for a period 
of five years with effect from forenoon of 6th May , 2022 or until further orders . 


VED PRAKASH MISHRA , Director 


प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 . 


JAGANATHA Digitally signed by 
JAGANATHAN 
NANANTHA ANANTHA KUMAR 
Date : 2022.06.11 
KUMAR 

09:31:45 + 05'30 ' 


